निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 617 ) पटना , मंगलवार , 22 सितम्बर 2020 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

24 जुलाई 2020 
सं० सं० का0-1 / वि ०म ०( सत्र)01-01 / 2020-448 — षोडश बिहार विधान सभा का षोडश सत्र (मॉनसून सत्र) 
को दिनांक 03 अगस्त, 2020 से बिहार विधान सभा वेश्म में अधिवेशित होने के लिए आहूत किए जाने के संबंध में 
महामहिम राज्यपाल , बिहार का दिनांक 04.07.2020 को प्राप्त आदेश के आलोक में संसदीय कार्य विभाग द्वारा तद्नुसार 
अधिसूचना संख्या -409 एवं 410 दिनांक 04.07.2020 द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया गया था । 

कोविड -19 महामारी के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार माननीय सदस्यों के आसन व्यवस्था में 
न्यूनतम भौतिक दूरी के अनुपालन हेतु स्थान परिवर्तन में हुए आंशिक संशोधन से संबंधित बिहार राज्यपाल का दिनांक 
24.07.2020 का निम्नलिखित आदेश पुनः सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है 

" भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174 के खण्ड ( 1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , 
फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल , इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 03 अगस्त, 2020 को 11.00 
बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म , पटना के स्थान पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना परिसर में 
अवस्थित ज्ञान भवन के द्वितीय तल पर स्थित हॉल में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ । 
पटना , 

फागू चौहान, 
दिनांक -24.7.2020 . 

राज्यपाल , बिहार । " 

सुरेश पासवान, 
सरकार के अपर सचिव । 


24 जुलाई 2020 
सं ० सं ० का0-1 / वि ० म ० ( सत्र ) -01-01 / 2020-449 दिनांक 24.07.2020 , अधिसूचना संख्या 448 दिनांक 
24.07.2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , 
जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहारराज्यपाल के आदेश से , 

सुरेश पासवान, 
सरकार के अपर सचिव । 


2 


2 


बिहार गजट ( असाधारण) , 22 सितम्बर 2020 


The 24th July 2020 
No- P.A. - 1 / V.M. ( Session )-01-01 / 2020-448 — In accordance with the order of the 
Hon ble Governor of Bihar dated 04.07.2020 , the notification was published vide 
notification no . 409 and 410 , dated 04.07.2020 by Parliamentary Affairs Department for 
general information regarding the summoning of the 16th session ( Monsoon Session ) of 
16th Bihar Legislative Assembly from dated 03.08.2020 at Assembly Chamber, Patna in 
Bihar Legislative Assembly. 

In accordance with the guidelines issued related to Covid - 19 pandemic regarding 
compliance of maintaining minimum physical distance in sitting arrangement of Hon ble 
Members of Bihar Legislative Assembly the need was felt for only change in the location 
for summoning of the Bihar Legislative Assembly , accordingly the following order of the 
Hon ble Governor of Bihar, dated 24.07.2020 is hereby published again for general 
information 

" In exercise of the powers under Clause ( 1 ) of Article 174 of the 
Constitution of India , I , Phagu Chauhan , Governor of Bihar , hereby summon 
the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 A.M. on the 03rd August , 2020 
in the Hall of 2nd Floor of Gyan Bhawan in the campus of Samrat Ashok 
Convention Kendra at Patna in place of Assembly Chamber , Patna . 
Patna , 

PHAGU CHAUHAN , 
Dated- 24-7-2020 

Governor of Bihar."" 


SURESH PASWAN , 

Additional Secretary to Goverment. 
भारत के संविधान के अधीन गठित षोडश बिहार विधान सभा के 

षोडश सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम 

अगस्त, 2020 


सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2020 


1 . 


2 . 


शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण ( यदि हो )। 
बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में 
महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत 
प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना ( यदि हो ) । 
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का 
उपस्थापन । 
शोक प्रकाश ( यदि हो ) । 


3 . 


4 . 


मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2020 


राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य । 


बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2020 


वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर 
वाद - विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक । 


वृहस्पतिवार, दिनांक 06 अगस्त, 2020 


गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ( गैर सरकारी संकल्प) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 617-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


